निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1936 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 6 फरवरी 2015 


( सं० पटना 262 ) 


सं0 2 / नि0 1 - 102 / 2014 - 196 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 


23 दिसम्बर 2014 
विषय: - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में कनीय अभियंता ( असैनिक ) के 204 ( दो सौ चार ) एवं कनीय 

अभियंता (यांत्रिक) के 30 ( तीस) सम्पूर्ण योग 204 + 30 = 234 ( दो सौ चौंतीस) स्थायी रिक्त पदों के विरुद्ध 
सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के पारिश्रमिक पर एक वर्ष के लिए संविदा पर 
नियोजन । 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग में लंबित 
रहने एवं नियमित नियुक्ति में होने वाले विलम्ब की सम्भावना को देखते हुए तथा विभागीय योजनाओं के सफल 
कार्यान्वयन के निमित कनीय अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) के स्थायी रिक्त पदों पर मात्र एक वर्ष के लिए संविदा के 
आधार पर नियोजन की आवश्यकता है । 
2. संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

( वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग ) के संकल्प संख्या - 2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा निरूपित हैं । 
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 8025 दिनांक 21.05 . 13 के द्वारा सभी रिक्त पदों पर 
एक वर्ष के अन्दर नियमित नियुक्ति पूरी कर लेने तथा नियमित नियुक्ति में लगने वाले विलंब के मद्देनजर 
प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व निर्गत निदेशों 
के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन करने का अद्यतन आदेश जारी किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 फरवरी 2015 
उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) के स्थायी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की 
प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में विशेष परिस्थिति में कनीय 
अभियंता ( असैनिक ) के अनारक्षित 85 (पचासी), अनुसूचित जाति 44 (चौवालिस), अनुसूचित जन जाति 09 
( नौ ), अत्यंत पिछड़ा वर्ग 44 ( चौवालिस), पिछड़ा वर्ग 13 ( तेरह ) एवं पिछड़े वर्ग की महिला 09 ( नौ), कुल 204 
( दो सौ चार) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) के अनारक्षित 15 ( पन्द्रह), अनुसूचित जाति 04 ( चार ), अनुसूचित 
जन जाति 06 (छ:), अत्यंत पिछड़ा वर्ग 03 ( तीन) एवं पिछड़ा वर्ग 02 ( दो ) कुल 30 (तीस), सम्पूर्ण योग 
204 + 30 = 234 ( दो सौ चौंतीस ) को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 2401 दिनांक 13. 07.2007 
में निहित शर्तों के अनुरूप मात्र एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय दिनांक 

09.12.2014 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयशंकर चौधरी, 
अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 262 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


